निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1085 ) पटना, मंगलवार , 24 सितम्बर 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2019 
सं० 01 / स्था०( ले०से०)- 06 / 2019 - 7706 / वि० - श्री मुकेश कुमार (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक - 120) नवनियुक्त लेखा 
पदाधिकारी को दिनांक 13.09. 2019 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुये वित्त विभाग में सहायक बजट नियंत्रक के रिक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1085 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


